सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 जेष्ठ , 1941 ( श ० ) 

4 जून , 2019 ( ई ० ) 


संख्या- 438 


राँची, मंगलवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
31 मई , 2019 


संख्या -1/प्रशि०-906 / 2007 का .-4346-- संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, चि ०शि ० एवं परिवार कल्याण विभाग, 
झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री प्रभात कुमार, भा.प्र.से. ( झाः 2011) ( अतिरिक्त प्रभार- कार्यकारी निदेशक, 
झारखण्ड स्टेट लेबर वेलफेयर सोसायटी , राँची) को दिनांक 08.07.2019 से 18.08.2019 तक आयोजित 
Induction Training कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने के फलस्वरूप इनके प्रशिक्षण अवधि तक 
के लिए श्री शैलेश कुमार चौरसिया , भा.प्र.से. ( M-2007), अभियान निदेशक , राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन , 
झारखण्ड अपने कार्यों के साथ कार्यकारी निदेशक , झारखण्ड स्टेट लेबर वेलफेयर सोसायटी, राँची के अतिरिक्त 
प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 438 50 


